रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004 / 99 


REGD.No. D. L. - 33004 /99 


सत्यमेव जयते 


भारत राजपत्र 
The Gazette of India 


का 


सी.जी. - डी.एल. - अ .- 20102020-222575 

CG - DL - E - 20102020-222575 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II- खण्ड 3 उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 3266 ] 
No. 3266 ] 


नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 19 , 2020/ आश्विन 27, 1942 
NEW DELHI , MONDAY , OCTOBER 19 , 2020 / ASVINA 27 , 1942 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 


नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2020 


का.आ. 3682( अ). केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , 
उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा त्रिपुरा राज्य के उनाकोटी जिले में NH208A के कि.मी. 0 से कि.मी. 36.46 
( ऑफिस ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि ), अनुरक्षण, 
प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की 
घोषणा की थी । 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख २ ९ सितम्बर, 
२०२० को "विवेक पत्रिका " अंग्रेज़ी भाषा में और " संदन पत्रिका " बंगाली भाषा में दोनों में प्रकाशित किया गया था । 


और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया 


है ; 


5031GI/ 2020 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ 
की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 


त्रिपुरा राज्य के उनाकोटी जिले में NH208A के कि.मी. 0 से कि.मी. 36.46 ( ऑफिस ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ) के लिए 

अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


राज्य का नाम : त्रिपुरा 


जिले का नाम : उनाकोटी 


क्रमिक || सर्वेक्षण संख्या || भूमि का प्रकार || भूमि की प्रकृति 
संख्या 


भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


भूमिका 
क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


तालुक का नाम : गौरनगर 


गांव का नाम : गौरनगर 


मानस कुमार देब स / ओ मनधीर देब ऑफ़ 
भगबाननगर ओक्कुपेर मानस कुमार देब 
स / ओ मनधीर देब ऑफ़ भगबाननगर 


1 


837/ p 


निजी ( रायटी) 


बस्तु नल 


10.0040469 


( ८३७ प ) 


मानस कुमार देब स / ओ मनधीर देब ऑफ़ 
भगबाननगर ओक्कुपेर मानस कुमार देब 
स / ओ मनधीर देब ऑफ़ भगबाननगर 


2 


838 / p 


निजी ( रायटी) 


चारा नल 


0.0121408 


( ८३८ प ) 


3 


839/ p 


निजी ( रैयती) 


चारा नल 


0.0809389 


जोयबुननेचा खातून ब / ओ 
एब्दुल जब्बार ऑफ़ भगबाननगर 
ओक्कुपेर जोयबुननेचा खातून व / ओ 
एब्दुल जब्बार ऑफ़ भगबाननगर 


[ भाग [ [ -खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


( ८३ ९ प ) 


4 


857 / p 


निजी ( रायटी) 


पुकुरपर नल 


0.0080939 


एब्दुल जब्बार स / ओ एब्दुल रहमान ऑफ़ 
भगबाननगर ओक्कुपेर एब्दुल जब्बार 
स / ओ एब्दुल रहमान ऑफ़ भगबाननगर 
( ८५७ प ) 


आशुतोष देब गौरंगा देब स / ओ राजचन्द्र 
देब ओक्कुपेर आशुतोष देब गौरंगा देब 
स / ओ राजचन्द्र देब 


5 


858 


निजी ( रायटी ) 


पुकुर नल 


0.0607042 


( 858) 


आशुतोष देब गौरंगा देब स / ओ राजचन्द्र 
देब ओक्कुपेर आशुतोष देब गौरंगा देब 
स / ओ राजचन्द्र देब 


16 


859 / p 


निजी ( रायटी) 


बस्तु नल 


10.0687981 


( ८५ ९ प ) 


हनीफ उल्ला करामात उल्ला फुरकान 
उल्ला स / ओ मुलफत मांग एब्दुल गफूर 
स / ओ सराफत उल्ला ऑफ़ भगबाननगर 
ओक्कुपेर हनीफ उल्ला करामात उल्ला 
फुरकान उल्ला स / ओ मुलफत मांग एब्दुल 
गफूर स / ओ सराफत उल्ला ऑफ़ 


7 


860 


निजी ( रायटी) 


विटी नल 


0.0202347 


भगबाननगर 


( 860 ) 


निरुदा देब व / ओ राजचन्द्र देब ऑफ़ 


18 


862 


निजी ( रायटी) 


चारा नल 


0.0242817 


भगबाननगर ओक्कुपेर निरुदा देब व / ओ 
राजचन्द्र देब 


( 862) 


बीबीजान बीबी व / ओ एब्दुल सत्तर ऑफ़ 
भगबाणान ओक्कुपेर बीबीजान बीबी 
व / ओ एब्दुल सत्तर ऑफ़ भगबाननगर 


9 


864/1464 


निजी ( रायटी) 


चारा नल 


10.0040469 


( ८६४१४६४ ) 


10 


864/ p 


निजी ( रायटी) 


चारा नल 


10.0080939 


करि एब्दुल सत्तर स / ओ हाजी एब्दुल 
रहमान ऑफ़ भगबाननगर ओक्कुपेर करि 
एब्दुल सत्तर स / ओ हाजी एब्दुल रहमान 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART 11 — SEC . 3 ( ii) 


ऑफ़ भगबाननगर 


( ८६४ प ) 


बीबीजान बीबी व / ओ एब्दुल सत्तर ऑफ़ 
भगबाणाग्र ओक्कुपेर बीबीजान बीबी 
व / ओ एब्दुल सत्तर ऑफ़ भगबाननगर 


11 


865 / p 


निजी ( रायटी) 


चारा नल 


0.0283286 


( ८६५ प ) 


12 


866/ p 


सरकारी ( प व 
डी ) 


चारा नल 


0.0202347 


प व डी ओक्कुपेर एब्दुल कुढुच स / ओ 
करि एब्दुल सत्तर 
( ८६६ प) 


कुल 


0.3399433 


[फा . सं . NHIDCL / BO Agt /16( 4 )/ 2017-18/3A/3D] 


राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 19th October, 2020 


S.O. 3682 ( E ) .— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ) issued under sub 
section ( 1 ) of section 3A of the National Highway Act, 1956 ( 48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act ), the 
Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said 
notification for building (widening/ four - laning, etc. ) , maintenance , management and operation of NH208A on the 
stretch of land from Km 0 to Km . 36.46 ( Office of District Magistrate & Collector, Unakoti District , Kailashahar ) in the 


district of Unakoti in the state of TRIPURA ; 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ Vivek Patrika ” in english 
language and “ Syandane Patrika “ in bengali language both dated 29th September 2020 ; under sub - section ( 3 ) of 


section 3A of the said Act:: 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 


competent Authority ; 


And whereas, in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 


TYTT II — VE 3 ( 11 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub -section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further, in pursuance of sub -section ( 2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH208A in the stretch of land 
from Km . O to Km . 36.46 (Office of District Magistrate & Collector ,Unakoti District, Kailashahar ) in the district of 

Unakoti in the state of TRIPURA . 


State : TRIPURA 


District : Unakoti 


Sr. 
No. 


Survey 
Number 


Type of Land 


Nature of 

Land 


Area in 
Hectare 


Name of the Land Owner / Interested 

Person 
Part Survey No. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Taluk: Gournagar 


Village : Gournagar 


1 


837 / p 


Private ( Rayati ) 


Bastu (Nal) 


0.0040469 


Manas Kumar Deb s/o Manudhir Deb 
Of Bhagabannagar, Occupier- Manas 
Kumar Deb s / o Manudhir Deb Of 
Bhagabannagar 
837 / p 


2 


838 / p 


Private ( Rayati 


Chara (Nal) 


0.0121408 


Manas Kumar Deb s/o Manudhir Deb 
Of Bhagabannagar , Occupier- Manas 
Kumar Deb s / o Manudhir Deb Of 
Bhagabannagar 
838 / p 


3 


839 / p 


Private ( Raiyati ) 


Chara (Nal) 


0.0809389 


Joybunnecha Khatun W / o Abdul jabbar 
Of bhagabannagar, Occupier 
Joybunnecha Khatun W / o Abdul jabbar 
Of bhagabannagar 
839 / p 
Abdul Jabbar S / o Abdul Rahman Of 
Bhagabannagar, Occupier- Abdul Jabbar 
S / o Abdul Rahman Of Bhagabannagar 
857 / p 


4 


857 / p 


Private ( Rayati ) 


Pukurpar (Nal) || 0.0080939 


5 


858 


Private ( Rayati ) 


Pukur ( Nal ) 


0.0607042 


Ashutosh deb , Gouranga Deb S / o 
Rajchandra Deb , Occupier- Ashutosh 
deb , Gouranga Deb S /o Rajchandra Deb 
858 


6 


859 / p 


Private (Rayati ) 


Bastu (Nal) 


0.0687981 


Ashutosh deb , Gouranga Deb S / o 
Rajchandra Deb , Occupier- Ashutosh 
deb , Gouranga Deb S /o Rajchandra Deb 
859 / p 


7 


860 


Privalc ( Rayati ) 


Viti ( Nal ) 


0.0202347 


Hanif Ulla, karamat Ulla ,Furkan Ulla 
S / o Mulfat Mang, Abdul gufur S / o 
Sarafat Ulla Of Bhagabannagar, 
Occupier- Hanif Ulla, karamat 


6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 11 — SEC. 3 ( ii ) 


Ulla ,Furkan Ulla S / o Mulſat Mang , 
Abdul gufur S / o Saraſat . Ulla or 
Bhagabannagar 
860 


8 


862 


Private ( Rayati ) 


Chara ( Nal) 


0.0242817 


Niruda deb W / o Rajchandra Deb Of 
Bhagabannagar , Occupier- Niruda deb 
W / o Rajchandra Deb 
862 


9 


864/1464 


Private ( Rayati ) 


Chara ( Nal) 


0.0040469 


Bibijan Bibi Wlo Abdul Sattar Of 
Bhagabannagr, Occupier- Bibijan Bibi 
W / o Abdul Sattar Of Bhagabannagar 
864/1464 


10 


864 / p 


Private ( Rayati ) 


Chara ( Nal ) 


0.0080939 


Kari Abdul sattar S /o Hazi Abdul 
Rahman Of bhagabannagar , Occupier 
Kari Abdul sattar S /o Hazi Abdul 
Rahman Of bhagabannagar 
864 / p 
Bibijan Bibi W / o Abdul Sattar Of 
Bhagabannagr, Occupier- Bibijan Bibi 
W /o Abdul Sattar Of Bhagabannagar 
865 / p 
P.W.D , Occupier- Abdul Kudhuch S / o 
Kari Abdul Sattar 
866 / p 


11 


865 /p 


Private ( Rayati ) 


Chara (Nal ) 


0.0283286 


12 


866 / p 


Government( P W 
D ) 


Chara (Nal) 


0.0202347 


TOTAL 


0.3399433 


[F. No. NHIDCL / BO Agt / 16 ( 4 )/ 2017-18 /3A /3D ] 

RAJESH GUPTA , Dy . Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054 . 


SARVESH KUMAR Digilally signed by SA AVESH 

KUMAR SAIVASTAVA 
SRIVASTAVA 
Dale : 2020.10.20 21:55:23 +0530 


